पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/203-205. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 494] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2023 ---- अश्विन 5, शक 945 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर aca नगर 


अटल नगर, दिनांक 49 जुलाई 2023 


आदेश 


एफ 44-28 / 2045 / Fad /50— राज्य शासन एतदद्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 35(4)(7) 
के प्रावधान अनुसार संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग (मिशन वात्सल्य) को नोडल अधिकारी 
नियुक्त करता है, जो कार्य सदस्य सचिव को शासी निकाय की बैठकों की व्यवस्था करने और मुख्य अधिकारी द्वारा सौपें 
गये ऐसे अन्य कार्य करने में सहायता करेगा। 


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


987 


988 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2023 


अटल नगर, दिनांक 49 जुलाई 2023 
अधिसूचना 
एफ 44-28 / 2045 / Fafa /50— राज्य शासन एतदद्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 


35()(घ) के प्रावधानों के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण हेतु शासी निकाय का निम्नानुसार गठन करता 


a 


4 प्रमुख सचिव,/सचिव, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग - अध्यक्ष 
2 आयुक्त /संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचालनालय - सदस्य 

महिला एवं बाल विकास विभाग ह सचिव 
3३ आयुक्त /संचालक संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें - सदस्य 
4 बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष (चक्रानुक्रम में) - सदस्य 
5 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि(चक्रानुक्रम में) - Wey 
6 बाल कल्याण के क्षेत्रकार्यत सिविल सोसायटी का एक सदस्य - WR 
7 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य - सदस्य 


4. जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों को जारी करने वाले अधिकारियों को 
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रिति 
के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा। 

2. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का शासी निकाय अपने समग्र कार्यो की समीक्षा 
करने, राज्य में बालक के दत्तक ग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, दत्तक ग्रहण 
की प्रकिया में परिचालन के साथ-साथ रसद मुद्दों और बाधाओं को दूर करने और 
अनाथ और निरश्रितों बालकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक 
आधार पर बैठक करेगा। 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


